निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 334 ) 


24 आषाढ़ 1931 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 15 जुलाई 2009 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2009 
सं0 8/ पी03 - 05/ 2009 - 1807 - जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना सं0 403 , दिनांक 
18 मई 2009 द्वारा निलंबन से मुक्त होकर जल संसाधन विभाग ( मुख्यालय ) में योगदान कर पदस्थापन की 
प्रतीक्षारत सहायक अभियंता ( असैनिक ), चालू प्रभार, श्री चन्देश्वर लाल कर्ण, गृह जिला - मुजफ्फरपुर , आई० 
डी0 सं0 - जे0 3754 को प्राक्कलन पदाधिकारी , पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ अंजनी कुमार सिंह , 
सरकार के अवर सचिव( प्रबंधन )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334- 571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


